पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -33 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


खण्ड -15 ] 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


... 


419-423 


1500 


335-343 


1500 


- 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
माग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


।।। 


975 


975 


- 


975 


... 


975 


--- 


41 


975 


1425 


419 - क 


[ भाग 1 


420 


उत्तराखण्ड गजट, 16 अगस्त, 2014 ई ० 

0 (श्रावण 25. 1936 शक सम्वत्) 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


संख्या -92 / XLI- 1/ 14-36 (प्रशि 0)/ 2013 


प्रेषक , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन । 


i 


सेवा में , 


निदेशक , 


प्रशिक्षण विभाग , 
हल्द्वानी - नैनीताल । 


--- 


... 


" 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा 

देहरादून, दिनांक 06 जून, 2014 
विषयः प्रशिक्षण विभाग के अधीन सृजित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु पदों की 
स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध 

में 


" 


महोदय, 


उपरोक्त विषयक प्रशिक्षण विभाग के अधीन प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मा 0 मुख्यमंत्री 
जी की घोषणा तथा समय - समय पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयों के क्रम में राजकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की 
जा चुकी है । लेकिन 06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायों / यूनिटों की 
स्वीकृति प्रदान न करते हुए मात्र संस्थान के स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी 
है । 


..-.--.-..।.......-..--..--..---. 


- 


2 


अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थानों में न्यूनतम आवश्यकता 
के आधार पर व्यवसायों / यूनिटों को स्वीकृत करते हुए मानक के अनुसार संस्थानों के संचालन 
हेतु कुल 519 अस्थायी पदों को निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि 
अथवा पद को भरे जाने की तिथि , जो भी बाद में हो , से दिनांक 28.02.2015 तक के लिये 
बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित 
किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: 


.. -- 


... 


... 


421 


3 . 


-- 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 
क ० सं ० पद नाम 

स्वीकृत किये वेतनमान 

ग्रेड वेतन 
जाने वाले पद 
प्रधानाचार्य श्रेणी -2 

05 15600-39100 
1 .. 

5400 
2 . कार्यदेशक श्रेणी-3 

31 9300-34800 

4200 
व्यवसाय अनुदेशक श्रेणी -3 204 9300-34800 

4200 
अनुदेशक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 
4 . 

31 

4200 

9300-34800 
5 . अनुदेशक कला / गणित 

31 

4200 

9300-34800 
वरिष्ठ सहायक 

31 5200-20200 

2800 
7 . कनिष्ठ सहायक 

31 5200-20200 

2000 
8 . सहायक स्टोर कीपर 

31 5200-20200 

2400 
कार्यशाला परिचर 

31 
9 . 
चपरासी 

31 

आउटसोर्स 
10 . 
11. चौकीदार 

62 
योग . 

519 


। 


6 . 


: 


। 


उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नानुसार 
व्यवसायों, यूनिट व छात्र संख्यां की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है: 
पूर्व स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण 

यूनिट संख्या प्रशिक्षार्थी 
सं संस्थान का नाम 

की संख्या 


क ० 


व्यवसाय का नाम 


3 


2 


4 


5 


ܫܝܚ 


96 


1 . 


व्यवसाय 


96 


..--.-.-.. 


2 . 


व्यवसाय 


96 


3 . 


-.-.-..--..---..... 


-- 


96 


व्यवसाय 


-- 


4 . 


राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण फिटर, मशीनिष्ट, तथा वैल्डर 06 (प्रति व्यवसाय 
संस्थान , खटीमा(उधमसिंहनगर) 

02 यूनिट ) 
राजकीय औद्योगिक । प्रशिक्षण | इलेक्ट्रीशियन , फिटर तथा टर्नर | 06 (प्रति 
संस्थान, सहसपुर(बोक्सा जनजाति ) 

02 यूनिट ) 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन , फिटर तथा | 06( प्रति 
संस्थान, सहसपुर ( मुस्लिम बाहुल्य) । मोटर मैकेनिक 

02 यूनिट) 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 

फूट एण्ड वैजीटेबल प्रोसेसिंग, 06 ( प्रति 
संस्थान, सोलन बछेर( चमोली) इलैक्ट्रीशियन तथा ट्रेवल . एण्ड 02 यूनिट) 

टूर 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण इलैक्ट्रीशियन, फिटर तथा टर्नर | 06 ( प्रति 
संस्थान , बसुकेदार(रूद्रप्रयाग) 

02 यूनिट ) 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण फिटर, इलैक्ट्रीशीयन तथा 06( प्रति 
संस्थान, लम्बगांव - प्रतापनगर 

वैल्डर 

02 यूनिट ) 
(टिहरी) । 

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 284NP / XXVII (5)/ 2013-14, 
दिनांक 11 मार्च 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं । 


व्यवसाय 


96 


5 . 


व्यवसाय 


96 


6 . 


5- 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


422 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
आवास अनुभाग -1 

अधिसूचना 

09 जून , 2014 ई ० 
संख्या 148 / 2014/ 0-30/ आ 0 / 2010 - श्री राज्यपाल महोदय साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( अधिनियम 
संख्या 10, सन् 1897) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 6 सपठित अपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के परंतुक 
के उपबन्धों के अनुसरण में उपर्युक्त अधिनियम सन् 1976 की धारा 2 के खण्ड ( घ ) के अधीन अधिसूचना संख्या 314/ 
V -30/ आ 0 / 2010 दिनांक 06 मई, 2012 द्वारा देहरादून नगर बस्ती के सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन करने 
हेतु प्राधिकृत श्री हरक सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन ) के स्थान पर श्रीमती सोनिका , अपर जिलाधिकारी 
( प्रशासन) को सन् 1976 के उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण देहरादून नगर बस्ती के सक्षम प्राधि 
कारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से प्राधिकृत करते हैं । 


आज्ञा से , 


डी 0 एस 0 गाल, 

सचिव । 
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग -1 

नियुक्ति 

विज्ञप्ति 

06 जून, 2014 ई ० 
संख्या 565 / उन्तीस(1 ) / 2014- (36 अधि 0) / 2005 - उत्तराखण्ड राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, 2012 के आधार 
पर सम्यक् रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुतियां लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 
877 / 95 / ई -1 / ए 0 ई 0 / 2011-12 , दिनांक 30-01-2014 तद्क्रम में , कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 
44 / XXX( 2 )/ 2014 दिनांक 04-02-2014 के माध्यम से पेयजल विभाग को उपलब्ध करायी गयी है । लोक सेवा आयोग 
से प्राप्त अभ्यर्थियों की उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित अभ्यर्थियों को राज्य चिकित्सा परिषद् , 
उत्तराखण्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर रिक्त 
उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक अभियन्ता ( सिविल / विद्युत / यांत्रिक) के पद वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे० 
₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 


, 


क्रम 


नाम 


ट्रैड 


जनपद / निवासी 


ܫܝ 


श्री विपिन कुमार 
श्री जितेन्द्र कुमार 


2 


3 


4 


5 


सिविल 
सिविल 

सिविल 
विद्युत यांत्रिक 
विद्युत यांत्रिक 
विद्युत यांत्रिक 
विद्युत यांत्रिक 

सिविल 
सिविल . 
सिविल 


श्री रमेश गाल 
श्री प्रशांत भारद्वाज 
श्री नीरज तिवारी 

श्री मनोज कुमार गंगवार 
7 | सुश्री निशा गौतम 
8 
19 श्री अनीश म 0 पिल्लई 
10 | श्री संदीप चतुर्वेदी 


प्रस्तावित 
तैनाती 
चमोली 
उत्तरकाशी 
डीडीहाट 
अल्मोड़ा 
बागेश्वर 
रामनगर 
देवप्रयाग 
रूद्रप्रयाग 
रूद्रप्रयाग 
चमोली 


हरिद्वार 
हरिद्वार 
पिथौरागढ़ 
कोटद्वार (पौड़ी) 
हल्द्वानी ( नैनीताल ) 
हल्द्वानी ( नैनीताल ) 

देहरादून 
नांलदा (बिहार) 
कोटा (राजस्थान ) 
कैन्टी ( मध्यप्रदेश) 


6 


श्री अमित कुमार 


423 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 
2 नव नियुक्त उक्त सहायक अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 02 वर्ष की परिवीक्षा 
अवधि पर रहेंगे । 


3 


4 . 


-- 


.." 


5 


उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतया औपबन्धिक तथा अस्थाई है तथा अभ्यर्थियों के चरित्र , आरक्षित 
वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने 
पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी । इस सम्बन्ध में वे किसी भी मा0 न्यायालय से 
अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे । 

सम्बन्धित अभ्यर्थी 15 दिन के अन्दर मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू 
कालोनी देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे । मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय द्वारा इन्हें 
अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् मुख्य महाप्रबन्धक उन्हें तैनाती के स्थान हेतु 
कार्यमुक्त करेंगे । 

कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न 
प्रमाण - पत्र / घोषणा - पत्र प्रस्तुत करने होंगे: 

( क ) चल / अचल सम्पत्ति का विवरण तथा घोषणा - पत्र । 
( ख ) एक से अधिक जीवित पत्नी / पति न होने का स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र / शपथ 

पत्र । 
शैक्षिक योग्यता , आयु, डिप्लोमा / डिग्री एवं जाति प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित 

प्रतियां (किसी राजपत्रित अधिकारी से) । 
( घ ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से 

पूर्णरूप से परिचित हों किंतु उनके सम्बन्धी न हों , द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र । 
( ड.) लिखित रूप से एक अन्डरटैकिंग कि यदि चरित्र, जाति प्रमाण पत्र एवं प्रागवृत्त 

के सत्यापन में उन्हें सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह 

नियुक्ति निरस्त समझी जाएगी । 
सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता / मंहगाई भत्ता देय 
नहीं होगा । 


-... 


ग ) 


-.--..--.--...--........ 


6 


। 


आज्ञा से . 


अर्जुन सिंह, 
अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई0 ) 33 हिन्दी गजट / 519 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन ० / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 अगस्त , 2014 ई0 ( श्रावण 25 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय , चम्पावत 

अधिसूचना की सूचना 

28 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक 93 / त्रि ० पं 0 - सा ०निर्वा० / अधिसूचना / 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड की अधिसूचना 
संख्या 580 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु0-2 / 925 / 2008, दिनांक 27 मई, 2014 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त , द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , दीपेन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 
(पंचायत ), चम्पावत एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों , 
पंचायतों के प्रधानों , क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट 
समय - सारणी के अनुसार कराये जायेंगे : 
निर्वाचन नामांकन की नामांकन पत्रों नाम वापसी 

निर्वाचन मतदान की 

मतगणना एवं 
चक्र तिथियाँ 

की जाँच की हेतु तिथि प्रतीक तिथियाँ परिणामों की 
तिथियाँ आवंटन की 

घोषणा 
तिथि 


ग्राम 


6 


1 


2 


4 


5 


7 


3 


02 जून, 2014 


10 जून, 


18 जून , 


11 जून , 


से 05 जून, 


प्रथम 


2014 


2014 
(पूर्वान्ह 


(पूर्वान्ह 


चक्र 


(विकास 


2014 (पूर्वान्ह 
08:00 बजे से 
अपरान्ह 16:00 


-06, -07 - जून, 
2014 एवं 09 

जून , 2014 
(पूर्वान्ह 08:00 
बजे से कार्य 
की समाप्ति 

तक ) 


08:00 बजे 


2014 
(पूर्वान्ह 
08:00 बजे 
से कार्य की 
समाप्ति 


08:00 बजे 


27 जून , 2014 
(पूर्वान्ह 08:00 
बजे से कार्य 
की समाप्ति 
तक ) 


से अपरान्ह 


से अपरान्ह 


खण्ड 


पाटी ) 


बजे तक ) 


15:00 बजे 


17:00 बजे 


तक ) 


तक ) 


तक ) 


335 - ख 


336 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


द्वितीय 


02 जून, 2014 


10 जून, 


चक्र 


से 05 जून, 


2014 


2014 (पूर्वान्ह 
08:00 बजे से 


06 , 07 जून, 
2014 एवं 09 

जून, 2014 
(पूर्वान्ह 08:00 
बजे से कार्य 
की समाप्ति 

तक ) 


(पूर्वान्ह 
08:00 बजे 


14 जून, 

21 जून, 
2014 

2014 
(पूर्वान्ह 

(पूर्वान्ह 
08:00 बजे 
से कार्य की | से अपरान्ह 
समाप्ति 
तक ) तक ) 


08:00 बजे 


(विकास 

खण्ड 
लोहाघाट 

एवं 
बाराकोट ) 
तृतीय 


27 जून, 2014 
(पूर्वान्ह 08:00 
बजे से कार्य 
की समाप्ति 

तक ) 


अपरान्ह 16:00 


से अपरान्ह 


बजे तक ) 


15:00 बजे 


17:00 बजे 


तक ) 


17 जून, 


24 जून, 


चक्र 


2014 


(विकास 


-तदैव 


-तदैव 


-तदैव 


(पूर्वान्ह 


-तदैव 


खण्ड 


08:00 बजे 


2014 
(पूर्वान्ह 
08:00 बजे 
से कार्य की 
समाप्ति 
तक ) 


चम्पावत ) 


से अपरान्ह 


17:00 बजे 


तक ) 


3 


2 

सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम 
का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार - प्रसार कराया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा 
सर्व - साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत , क्षेत्र पंचायत , 
जिला पंचायत , तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम 
प्रकाशित किये जायेंगे । 

उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम 
पंचायतों के प्रधानों , क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व 
निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), को तत्काल 
प्रेषित करेंगे । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एवं आरक्षण की सूची संलग्न है । उक्त सूची का सावधानी 
पूर्वक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की सूची से मिलान करने के उपरान्त ही निर्गत किया 
जाये । 

सदस्य ग्राम पंचायत , प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के 
नाम - निर्देशन - पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के 
प्रत्याशियों के नाम -निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने 
की तिथि से (अर्थात दिनांक 28-05-2014 से दिनांक 04-06-2014 तक ) कार्यालय समय में तथा दिनांक 
05-06-2014 को अपरान्ह 03:00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी । 


"--:472 

--------------7T0477 


4 


-------------..n 


इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं 
निर्देशित है । सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में 
नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जॉच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र 
पंचायत (विकास खण्ड ) मुख्यालय पर होगा तथा मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड ) मुख्यालय 
पर की जायेगी तथा परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा । 

सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व 
नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की 
गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर 
घोषित किये जायेंगे । 


6 


स्मि-mini 


मारामा---गावचा.. 


का 


भाग 1 - क ] 


त्रिस्तरीयपंचायतसामान्यनिर्वाचन-2014 त्रिस्तरीयपंचायतकेपदों/स्थानोंकेआरक्षणकाविवरण। 

विकासखण्ड-पाटी। 


क०पद/स्थानकानाम सं० 


योग अनारक्षित(10+11+12) 


अनुसूचितजाति 


कुलमहिला 


अनुसूचित 

जनजाति महिला अन्य 


आरक्षणकीस्थिति पिछडावर्ग अन्य 

महिला 
| 
( 
3 
+ 
5 
+ 
7 
+ 
9 
) महिला अन्य 


महिला 


अन्य 


कुल अन्य आरक्षित (4+6+8) 

11 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 


4 


2 


3 


5 


6 


CO 


1 


9 


12 


10 


13 


62 


सदस्यग्रामपचायत 


23 


11 


02 


311 


247 


23 


541 


207 


07 


07 


02 


2 


01 


34 


43 


08 


34 


85 


प्रधानग्रामपचायत सदस्यक्षेत्रपंचायत सदस्यजिलापंचायत 


3 


04 


03 


01 


15 


20 


03 


17 


40 


01 


4 


02. 


03 


01 


04 


शक सम्वत् ) 


337 


---...-.... 


...-- 


---... 


"T 


कम्जामा 


338 


त्रिस्तरीय 
पंचायत 
सामान्य 
निर्वाचन 
-2014 
त्रिस्तरीय 
पंचायत 
के 
पदों 
/ 
स्थानों 
के 
आरक्षण 
का 
विवरण 
। 

विकासखण्ड-लोहाघाट। 


क 
० 
पद 
/ 
स्थान 
का 
नाम सं० 


अनुसूचितजाति 


कुलमहिला 


योग 
अनारक्षित 
( 
10 
+ 
11 
+ 
12 
) 


: 


अनुसूचित 

जनजाति महिला 

अन्य 


आरक्षणकीस्थिति पिछडावर्ग अन्य 

कुल 
महिला 
| 
( 
3 
+ 
5 
+ 
7 
+ 
9 
) अन्य महिला अन्य 

आरक्षित 

( 
4 
+ 
6 
+ 
8 
) 
78 910 

11 


महिला 


अन्य 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 


ܢ 


2 


3 


4 


5 


6 


12 


13 


1 


सदस्यग्रामपंचायत 


60 


33 


02 


-- 


185 


247 


33 


147 


427 


2 


प्रधानग्रामपचायत 


07 


07 


02 


01 


25 


34 


08. 


25 


67 


.3 


04 


03 


01 


01 


12 


17 


04 


13 


34 


सदस्यक्षेत्रपचायत 
सदस्य 
जिला 
पंचायत 


4 


--- 


01 


--- 


01 


01 


01 


01 


03 


[ भाग 1 - क 


॥ 


ANDA- 


भाग 1 -- क ] 


त्रिस्तरीयपंचायतसामान्यनिर्वाचन-2014 त्रिस्तरीयपंचायतकेपदों/स्थानोंकेआरक्षणकाविवरण। 

विकासखण्ड-बाराकोट। 


क०पद/स्थानकानाम स० 


योग अनारक्षित(10+11+12) 


अनुसूचितजाति 


कुलमहिला 


कुल 


आरक्षणकीस्थिति. पिछडावर्ग अन्य 

महिला(3+5+7+9) महिला अन्य 


अनुसूचित 

जनजाति महिला अन्य 


अन्य 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 


महिला 


आरक्षित (4+6+8) 


अन्य 


11 


12 


13 


8 


9 


5 


6 


3 


7 


4 


2 


1 


134 


21 


174 


105. 


300 


21 


40 


सदस्यग्रामपचायत 


1 


06 


48 


18 


24 


05 


06 


17 


01 


01 


2 


20 


08 


02 


10 


01 


02 


03! 


06. 


प्रधानग्रामपचायत सदस्यक्षेत्रपंचायत सदस्यजिलापंचायत 


3 


01 


01 


02 


01 


4 


शक सम्वत् ) 


339 


.- 


-- 


minारा 


340 


त्रिस्तरीयपंचायतसामान्यनिर्वाचन-2014 त्रिस्तरीयपंचायतकेपदों/स्थानोंकेआरक्षणकाविवरण। 

विकास 
खण्ड- 
चम्पावत 
। 


क०||पद/स्थानकानाम सं० 


योग अनारक्षित(10+11+12) 


अनुसूचितजाति 


कुलमहिला 


अनुसूचित 

जनजाति महिला अन्य 


आरक्षणकीस्थिति पिछडावर्ग अन्य 

कुल 
महिला 
( 
3 
+ 
5 
+ 
7 
+ 
9 
) अन्य महिला अन्य 

आरक्षित 

(4+6+8) 78910 

11 


महिला 


अन्य 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 


1. 


2 


3 


5 


6 


12 


13 


1 


सदस्यग्रामपचायत 


01 


01 


92 


34 


13 


08 


333 


439 


43 


285 


767 


2 


01 


10 


10 


04 


04 


42 


57 


14 


42 


113 


3 


प्रधानग्रामपचायत सदस्यक्षेत्रपंचायत सदस्यजिलापंचायत 


04 


03 


02 


01 


14 


20 


04 


16 


40 


4 


-- 


01 


02. 


03 


03 


06 


दीपेन्द्रकुमारचौधरी, 

जिलामजिस्ट्रेट/ जिलानिर्वाचनअधिकारी, 

(पंचायत),चम्पावत। 


[ भाग 1 - क 


---.... 


-- 


341 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 


शक सम्वत् ) 


.... 


कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) उत्तरकाशी 

अधिसूचना 

08 जुलाई , 2014 ई ० 
पत्रांक 311 / पं 0 -निर्वाचन / 2014 - मा ० राज्य निर्वाचन आयोग , की अधिसूचना संख्या 1355 / रा 0 नि 0 आ0-02 / 
925/2008 दिनांक 07 जुलाई , 2014 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन , 2014 में कतिपय ग्राम 
पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के स्थानों / पदों में निर्वाचन न होने के कारण, मतदान अमान्य अथवा अन्य 
कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त पदों / स्थानों पर जो मा ० न्यायालय के किसी आदेश से बाधित न हो , 
पर निर्वाचन सम्पन्न करवाये जाने हैं । 


- 


अतः, मैं , श्रीधर बाबू अद्दांकी जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 ) 
उत्तरकाशी जनपद में सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायतों के पदों / स्थानों पर नामांकन न 
होने से 606 पद तथा कृतिपय सदस्य ग्राम पंचायत के पद पर मृत्यु एवं अन्य कारणों से कुल 611 
रिक्त पदों पर जिनका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है पर निर्वाचन का कार्यक्रम आयोग द्वारा 
दी गयी समय सारणी के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करता हूं । 


" 


अभ्युक्ति 


नामांकन 

की 
तिथियां 


मतगणना 
एवं परिणामों 
की घोषणा 


1 


समय सारणी 
नामांकन नाम निर्वाचन 

मतदान की 
पत्रों की वापसी प्रतीक तिथि 
जांच की की तिथि | आवंटन की 
तिथि 

तिथि 
2 3 4 

5 
17 जुलाई 18 जुलाई 19 जुलाई 

26 जुलाई 
2014 

2014 2014 ( प्रातः 2014 (प्रातः 
(प्रातः -(10 :00 बजे --10:00बजे से 7:00 बजे से 
10:00 बजे से अपरान्ह कार्य की 17:00 बजे 
से कार्य की 16: 00 बजे समाप्ति 

तक) 
समाप्ति तक ) तक ) 
तक ) 


15 व 16 
जुलाई 

2014 
( प्रात:10: 00 
बजे से 

अपरान्ह 
16:00 तक ) 


6 

7 . 
28 जुलाई कालम -1,2,3 , व 4 पर 
2014 को 

अंकित कार्यवाही 
(प्रातः निर्वाचन अधिकारी 
8:00 बजे से / आर0 ओ0 तथा 
कार्य की 

सहायक निर्वाचन 
समाप्ति तक ) | अधिकारी / ए आर0 ओ 0 

के समक्ष नामांकन की 
कार्यवाही क्षेत्र पंचायत 

(विकास खण्ड ) 
मुख्यालय पर सम्पन्न 
की जायेगी । कालम -5 

पर अंकित मतदान 
सम्बन्धित ग्राम पंचायत 
के निर्धारित स्थल पर 
तथा कालम -6 पर 

अंकित मतगणना 
विकास खण्ड मुख्यालय 
पर सम्पन्न की 

जायेगी । 


-- 


342 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


11 


रिक्त पदों की विकासखण्डवार संख्यात्मक विवरण ( अनुसूची ) 
क ० सं ० विकास खण्ड का नाम प्रधान ग्राम पंचायतों के रिक्त सदस्य ग्राम पंचायतों के रिक्त 

पदों की संख्या 

पदों की संख्या 
भटवाडी 

35 
2. डुण्डा 

01 ( ग्राम पंचायत बडेथी) 132 
3 . चिन्यालीसौड 

131 
4 . नौगांव 

166 
5 . पुरोला 

98 (01 पद पर सदस्य 

ग्राम पंचायत की मृत्यु ) 
6 . मोरी 

49 
योग 01 

611 


.. 


2. निर्वाचन अधिकारी ( आर0 ओ0) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों / स्थानों के अनुसार -प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्र और आरक्षण का विवरण देते हुए सूचना अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व शीघ्र प्रकाशित करायेगें जिसकी 
प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे । उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा 
ग्रामवासियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करायेंगे । 
3. सामान्य निर्वाचन जून 2014 के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण मतदान रद्द हो तो ऐसे उम्मीदवार के लिए 
जिनका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो , पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा । 
4. इस निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित 
है । 


है 


! 


श्रीधर बाबू अद्दांकी, 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी , 
(पंचायत ), उत्तरकाशी । 


-- 


- 


.. 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि चुनावालय ) देहरादून 

सूचना 

20 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 736 / त्रि ०पंचा०निर्वा0-2014 / 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या 1613 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु०-2 / 1715 / 2014 देहरादून, दिनांक 19 जुलाई , 2014 के क्रम में , मैं , चन्द्रेश कुमार, 
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), देहरादून प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा 
निर्देश देता हूँ कि जनपद देहरादून की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों 
के पदों के निर्वाचन निम्नांकित्त - विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे : 


नामांकन का 
दिनांक व समय 


मतदान का 
दिनांक व समय 


मतगणना का 
दिनांक व समय 


.... 


4 


नाम निर्देशन पत्रों 

नामांकन पत्रों की 
की जांच का 

वापसी हेतु दिनांक 
दिनांक व समय 

व समय 
2 

3 
24.07.2014 26.07.2014 ( पूर्वाह्न 
( अपराह्न 

11.00 बजे से 
03.30 बजे से कार्य । अपरान्ह: 03.00 बजे 
की समाप्ति तक ) तक ) 


24.07.2014 


5 
27.07.2014 
( मतदान समाप्ति 
के तत्काल बाद ) 


27.07.2014 

(पूर्वाह्न 
10.00 बजे से 
अपरान्ह : 03.00 


( पूर्वाह्न 


11:00 बजे से 


अपरान्ह: 03.00 


बजे तक ) 


बजे तक) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 25 , 1936 


शक सम्वत् ) 


343 


2. यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 
( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तद्धीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड ( उत्तर 
प्रदेश क्षेत्र पंचायत ( प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) 
नियमावली, 19943 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के 

अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों 
में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । 

3. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 
होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा । क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं 
कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ 
संलग्न प्रपत्र -7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी 
लिपि में हिन्दी में होंगे और उसमें निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला कम में 
उनके पते के साथ उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वह नियम -13 के अधीन प्रकाशित 
निर्वाचन लडने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हो । उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त 
प्रकिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर 
निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी ( Returning Officer ) द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये 
जायेंगे । 


- 


1 . 


विज्ञप्ति 

20 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 743 / त्रि ० पंचा0निर्वा0-2014 / 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या 1613 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु०-2 / 1715 / 2014, देहरादून , दिनांक 19-07-2014 के क्रम में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, 
ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है । उक्त अधिसूचना के साथ 
ही क्षेत्र प्रचायतों के समस्त उम्मीदवारों एव निर्वाचकों हेतु आदर्श आचरण संहिता दिनांक 20-07-2014 से तत्काल 
प्रभाव से प्रभावी की जाती है जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी । 

उक्त आदर्श आचरण संहिता समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं प्रमुख / उप प्रमुखों के पद के उम्मीदवारों 
तथा उनके निर्वाचन के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों / हितों के सम्बन्ध में समस्त पर लागू रहेगी 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि : 

मा 0 मंत्रीगण को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय कि उक्त कारण से क्षेत्र पंचायत 
के प्रमुख / ज्येष्ठ उप प्रमुख / कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों 
के साथ सामूहिक भोज / अभिनन्दन , समारोह / सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें । 
उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 - ए से धारा 171 - आई तक के प्राविधान लागू रहेंगे । 
उपरोक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों / ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि , भवन, दुकान , अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि 
नहीं दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों / टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी । 
उक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता / अनुदान से सम्बन्धित कोई 

आदेश न जारी किये जाये । 
स्थान : देहरादून । 
दिनांक : 20-07-2014 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी, 
(पंचायत ), देहरादून । 


2 . 


3 . 


4 . 


चन्द्रेश कुमार , 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 33 हिन्दी गजट / 519 - भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 अगस्त, 2014 ई० ( श्रावण 25, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


-- 


- 


सूचना 
"मेरा नाम इण्टर के शैक्षिक प्रमाण - पत्र में चतुर्वेदी श्रद्धा मिथिलेश कुमार हो गया है । जबकि मेरा 
वास्तविक नाम श्रद्धा चतुर्वेदी है । भविष्य में मुझे श्रद्धा चतुर्वेदी पुत्री-मिथिलेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना 
एवं पुकारा जाये । " 

श्रद्धा चतुर्वेदी पुत्री मिथिलेश कुमार, नि0-10, कपिल स्ट्रीट, कृष्णा मार्केट रोड, सुभाषनगर, देहरादून । 
मेरे द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं । 


" 


-- 


नाम श्रद्धा चतुर्वेदी, 
पिता का नाम - मिथिलेश कुमार, 
पता -10, कपिल स्ट्रीट , कृष्णा मार्केट रोड, 

सुभाषनगर, देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 33 हिन्दी गजट / 519 – भाग 8–2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


41 - ट 


